PARTI 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 24 , 1979 (VYSK . 4 , 1901 SAKA ) 


573 


. 


क्रमांक 445 -ज ( II ) -79/16924.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अम्नाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1)( ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरयाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने 
दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


वार्षिक राशि 


तहसील फ़सल / वर्ष जब से जागीर 

दी गई 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


रुपये 


1 


रोहतक 


श्री राम सरूप , पुत्र श्री बुध 


भरथला 


झज्जर 


खरीफ़ , 1974 


150 


2 


बरहाना 


श्री कुन्दन , पुत्र श्री सोहन 

लाल 


रबी , 1976 


150 


दिनांक 16 अप्रैल , 1979 
क्रमांक 474 - ज(I )-79/17454.-- पूर्वो पंजाब युद्ध पुरस्कार प्रविनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) को धारा 2(ए )( ए) तथा 3( 1ए) के अनुसार सो गये अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री सोहन सिंह, पुत्र श्री सरदार सिंह, गांव रिवाड़ी खेड़ा, तहसील व जिला भिवानी , को खरीफ़ 
1976 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 472 - ज ( I )79/17458.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक, कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने दी 
गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


फ़सल/ वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


वाषिक 
राशि 


रूपय 
150 


1 


भिवानी 


सतनाली 


लोहारू 


रबी , 1977 से 


श्री मनफूल सिंह, पुत्र 

श्री भूरजी सिंह 
श्री 

सुरजा राम , पुत्र 
श्री देवा राम 


2 


भिवानी 


नात्था 


दादरी 


खरीफ , 1973 से 


150 


क्रमांक 561 - ज (II) -73/17462.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1 ) तथा 3(1 )( ए ) के अनुसार सौपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हए हरियाणा के राज्यपाल श्री रामजी लाल सिंह, पुत्र श्री चन्दरभान सिंह, गांव घामरोज , तहसील 
व जिला गुड़गावां, को खरोफ़ , 1976 से 150 रु० वार्षिक कीमत वालो युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष 
प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 447 -ज ( II) -79/17474.--पूर्वो पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) को धारा 2(ए)( 1 ) तथा 3 (1 )(ए ) के अनुसार सो गये अधिकारों 
फा प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री हनमत सिंह, पुत्र श्री श्योनाथ सिंह , गांव बिसाहन , तहसील झज्जर , जिला 
रोहतक को खरीफ़ , 1973 से 150 हरये वाषि :, तथा खरोक , 1976 से 200 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


। 


